निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 फाल्गुन , 1930 ( श 0 ) 


संख्या 09 


पटना , बुधवार , 


18 मार्च, 2009 (ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-8 


भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों 
के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0, आई 0 एससीo , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी० , एम 0 ए , एमएससी , 
लॉ भाग-1 और 2, एम ० बी ० बी ० एस ० . 
बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन - एड 0, एम 0 एस0 और 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा- फल , कार्यक्रम, 
छात्रवृत्ति प्रदान, आदि । 


भाग -8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1 ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


9-11 


भाग -9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 – भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और 
नियम, भारत गजट और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन , सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं , और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 — बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 18 मार्च 2009 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाए 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ( निबंधन) 


अधिसूचनाएं 

9 मार्च 2009 
सं०-I / El 705 / 2008 / 434 -श्री 

अब्दुर रशीद अनवर, जिला अवर निबंधक, नालंदा को दिनांक 14 दिसम्बर 
2007 से दिनांक 26 मार्च 2008 तक कुल 104 (एक सौ चार) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति बिहार सेवा संहिता के 
नियम 227, 228 एवं 248 ( A ) के तहत् स्वास्थ्य कारणों पर दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

एन. विजयलक्ष्मी, 
निबंधन महानिरीक्षक । 


9 मार्च 2009 
सं०- I / A - 401 / 2008 / 436 — बिहार निबंधन सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि 
से 10(दस) वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी करने के फलस्वरुप उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से वेतनमान 
रु0- 1350-50-1700-75-2000 ( अपुनरीक्षित ) रु0- 3000-100-3500-125-4500 / - ( पुनरीक्षित ) में प्रथम कालबद्ध 
प्रोन्नति दी जाती है : 


: 


क्रम 
सं ० 


पदा० का नाम एवं 

कोटि क्रमांक 


नियुक्ति की 
तिथि 


प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि 
वेतनमान - रु0- 3000-4500 / - ( पुनरीक्षित ) 

रु0- 1350 – 2000 ( अपुनरीक्षित ) 


01. 


07.07.1977 


07.07.1987 


02. 


22.02.1975 


22.02.1985 (दिनांक -31.10.04 को सेवानिवृत) 


81- श्री ईजहार आलम 
96- श्री सूर्यनारायण सिंह 
155- श्री अजय कृष्ण मिश्र 
157 

श्री शाहिद जमील अहमद 


03. 


25.10.1984 


25.10.1994 


04. 


12.12.1985 


12.12.1995 


05. 


158- श्री श्रीराम 


05.11.1984 


05.11.1994 


2. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित 

पदाधिकारी को प्रदत्त प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द / संशोधित कर दिया 

जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 
3. उपर्युक्त पदाधिकारियों को प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का वित्तीय लाभ दिनांक- 31.12.1995 तक ही देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के सचिव । 


1 


9 मार्च 2009 
सं०-I / AL - 401 / 2008 / 437 — वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 4685, दिनांक 25.06.03 तथा 
बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना ) नियमावली 2003 एवं ( संशोधन) नियमावली 2006 के 
प्रावधानों के अधीन बिहार निबंधन सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से वेतनमान रु ० 


बिहार गजट , 18 मार्च 2009 


3 


10,000-15,200 / - में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन एवं वेतनमान 12,000-16,500 / - में द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन 
की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


मूल कोटि 


पदाधिकारी का नाम 


क्र ० 
सं ० 


( अवर निबंधक) प्रथम ACP की स्वीकृति की 
के पद पर 

तिथि 
नियुक्ति की तिथि | वेतनमान रू ० 10,000-15,200 


द्वितीय ACP की स्वीकृति 

की तिथि 
वेतनमान रू ० 12,000-16,500 


1 


3 


5 


2 
स्व ० स्टेफन जामुदा 


4 
XXX 


1 


16.12.1978 


16.12.2002 
(दिनांक- 08.04.2005 को 

मृत्यु तक ) 


2 . 


20.04.1982 


20.04.2006 


श्री अभिमन्यु कुमार राय 
श्री विद्यानन्द पासवान 


3 . 


04.06.1982 


04.06.2006 


4 . 


13.06.1983 


13.06.2007 


श्री दशमी राम 
श्री अयाज अहमद खाँ 


5 . 


25.10.1984 


09.08.1999 


6 


06.07.1989 


06.07.2001 


7 . 


04.11.1992 


04.11.2004 


8 . 


राजन कुमार गुप्ता 
श्री राजकिशोर साह 
श्रीमती नीलिमा लाल 
श्री रवीन्द्र नाथ पाठक 
श्री अरविन्द कुमार खां 


04.11.1992 


04.11.2004 


9 . 


12.03.1993 


12.03.2005 


10 . 


13.04.1993 


13.04.2005 


11 . 


श्री संजय कुमार 


20.09.1995 


20.09.2007 


12 . 


श्री प्रशान्त कुमार 


19.01.1996 


19.01.2008 


13. 


मो 0 जैनुद्दीन अंसारी 


23.02.1996 


23.02.2008 


14. 


श्री नीलेश कुमार 


10.01.1996 


10.01.2008 


2. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित 

पदाधिकारी को प्रदत्त ए 0 सी 0 पी 0 योजना के लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा 
तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के सचिव । 


9 मार्च 2009 
सं०- I / A1 - 401 / 2008 / 438 — वित्त विभाग , बिहार, पटना के संकल्प सं 0 660, दिनांक 08.02.99 तथा संकल्प 
सं 0 1709, दिनांक 09.03.2004 एवं विभागीय अधिसूचना सं 0 731 , दिनांक 27.03.04 तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 3299 , 
दिनांक 19.12.2007 के आलोक में बिहार निबंधन सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि 
से अवर निबंधक ( मूल कोटि ) के वेतनमान रु ० 6500-10,500 से जिला अवर निबंधक के वेतनमान रुपये 10,000-15,200 में 
नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 
पदाधिकारी का नाम 

प्रोन्नति की तिथि 
1 . 2 . 

3 . 
01 . 

श्री अब्दुर रशीद अनवर 

01.11.2004 
02. श्री दशमी राम 

29.08.05 
03. श्री अयाज अहमद खाँ 

29.08.05 
04 . श्री श्रीराम 

05.09.05 


क्रम सं ० 


4 


बिहार गजट , 18 मार्च 2009 


05. 


27.07.06 
19.12.07 


06. 


19.12.07 


07. 
08. 


09. 


श्री अजय कुमार शर्मा 
श्री अजय कृष्ण मिश्र 
श्री सुरेश कुमार कनौडिया 
श्री शाहिद जमील अहमद 
श्री मजहरुल हक 
श्री राधेश्याम राम 
श्री राजकृष्ण झा 
श्री सच्चिदानन्द पोद्दार 
श्रीमती रीता सिन्हा 


19.12.07 
19.12.07 
19.12.07 
19.12.07 


10 . 


11. 


12. 


19.12.07 


13. 


19.12.07 


14. 


श्री काशी कुमार 


19.12.07 


15 . 


19.12.07 


16. 


19.12.07 


17. 


19.12.07 


श्री सुकुमार झा 
मो 0 कमाल अशरफ 
श्री दिलीप कुमार दास 
श्री अरुण कुमार ठाकुर 
श्री मनोज कुमार संजय 
श्री अमित सिन्हा 


18 . 


19.12.07 


19 . 


19.12.07 


20 . 


01.01.08 


21 . 


07.01.08 


22. 


श्री राजकुमार झा 
श्री राजन कुमार गुप्ता 
श्री अशोक कुमार ठाकुर 


11.07.08 


23. 


प्रभार ग्रहण करने की तिथि से । 


5 . 


सं 0 660 , 


2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को , जिन्हें भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दी गई है, प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ 

प्राप्त है । नियमित प्रोन्नति की तिथि इनके प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि के पश्चात् का है । इस 

प्रकार भूतलक्षी प्रभाव से दी गई नियमित प्रोन्नति में किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार सन्निहित नहीं है । 
3. उपर्युक्त प्रोन्नति वित्त विभाग , बिहार की संकल्प सं0- 660 दिनांक- 08.02.99 की कंडिका -12 में सन्निहित 

प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यकता आधारित चिन्हित पदो के अनुरुप है । 
4. उपर्युक्त प्रोन्नति वरीयता एवं रोस्टर क्रम के अनुसार है । 

उक्त वेतनमान रु ० 10,000-15,200 में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग की संकल्प 

दिनांक 08.02.99 में निहित प्रक्रिया से की जायेगी । 
6. वित्त विभाग, बिहार की संकल्प सं0- 660 दिनांक -08.02.99 की कंडिका -17 के अनुसार प्रोन्नत वेतनमान में 

वेतन की निकासी करने के पूर्व उपर्युक्त प्रोन्नत पदाधिकारियों को यह वचन देना होगा कि वेतन निर्धारण के 
फलस्वरुप यदि अधिक भुगतान होता है तो वे उस राशि को एकमुश्त लौटा देंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के सचिव । 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

25 फरवरी 2009 
एस0 ओ0 33, दिनांक 18 मार्च 2009 — एतद् द्वारा सर्वसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित 
आवेदन पत्र श्री किशोरी प्रसाद केसरी , अधिवक्ता, सिमरी , बख्तियारपुर अनुमण्डल के द्वारा नोटरीज नियमावली, 1956 
के नियम -4 के अधीन सिमरी , बख्तियारपुर अनुमंडल के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति हेतु दिया गया है। 


PER JGTC , 18 HIJ 2009 


5 


To , 


The Law Secretary , 
Department of Law 
Government of Bihar, Patna. 


FORMS 
FORMS No. 1 
MEMORIAL 


( See Sub Rule (2 ) of Rule (4 ) 
The memorial of (name of the applicant) Kishore Prasad Kesari, Advocate 
SHWETHE 
1 . That the memorialist is a person eligible for appointment as a Notary under the Notaries Act, 
1952 and the Notaries Rules, 1956 

(Here state how the memorialist is qualified for appointment as a Notary) 

That the memorialist is practicing in Jamui since 5.8.86 to 20.4.91 and at Saharsa from 
21.4.91 continuing , in Criminal, Civil & Commercial sides . He has got very good knowledge of 
Civil , Criminal and Commercial law also . The memorialist had efficiently conducted G.R. Cases 
and Sessions cases on behalf of the undefended accused as Defence Counsel appointed by the 

appropriate authority . 
2 . That the memorialist has been resided in Simri , Bakhtiarpur, Saharsa (here state the name of the 

local area where he intends to practice) for upwards of 1992 to (state how long) for 1 far life long. 
3 . That the number of Notaries practicing at Simri , Bakhtiarpur, Saharsa (here state the name of the 

area where he intends to practice ) in as follows: 

Notaries Nil (here state number). 
3. A. That the average annual income of the memorialist during the preceding three years is 5 

thousands per year (here state figure ). 
4 . That the above number ofNotaries practicing in the local area is insufficient for the requirement 
thereof. 

( The grounds of the Statement should be added ). 
4. A. That no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him , within the 

proceeding six months question does not arise . 
5 . (Give any further particulars in support of the application . The memorialist therefore , prays that 

the Government be pleased to appoint an admit him as a Notary under and by nature of the 
Notaries Act, 1952(53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 to practice in Simri, Bakhtiarpur, 
Saharsa (here state the name of the local area ). 


Date - 20.08.1996 


Sd /-KISHORI PRASAD KESHRI 
Signature of the applicant. 


We the undersigned Magistrates , Bankers , Merchants & Others residing at about Simri (here state the 
name of the local area ) have read the foregoing material of Kishori Prasad Keshri , Advocate (here state 
the name of the applications ) and are satisfied that the statements contained herein are true & thathe is a 
fit & proper person to be appointed a Notary & we join in the prayer thereof. 


Profession 


SI. 
N. 


Signature 


1 


Name and Address 
Profession 
Sri Bhagwan Prasad S. D. 
M. 
Smt. Anima Sinha , B.D.O. 


Sd / - Ilig . 


2 


Sd / - Illeg . 


Name and address of the 
Firms/organization 
Sub divisional Magistrate , Simri, 
Bakhtiarpur, Saharsa 
Block Development Officer, Simri 
Bakhtiyarpur, Saharsa 
D.C.L.R. 
Simri- Bakhtiyarpur, Saharsa 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमरी , बख्तियारपुर, 
सहरसा 


3 


Sd /-Illeg . 


Sri Satish Prasad 
D. C.L. R. 


4 


Sd /-Illeg. 


6 


बिहार गजट , 18 मार्च 2009 


5 Sri Uday Nath Keshri 

M / s Sri Keshri Cloth Stores , Simri 

Sd/- Illeg . 

Bakhtiyarpur, Saharsa 
6 Dr. Priya Nandan Prasad 

G.A.M.S (B.U.), Simri- Bakhtiyarpur, 

Sd/ - Illeg . 

Saharsa 
7 Dr. Biveka Nandan Prasad 

G.A.M.S , Simri- Bakhtiyarpur, Saharsa Sd /-Illeg . 
8 Sri. Gorakh Nath Keshri 

M /s. Keshri Bastralay , Simri 

Sd/ -Illeg . 

Bakhtiyarpur, Saharsa 
9 Sri. Bidya Prasad 

M /s . Ramswarath Prasad Bidya Prasad Sd/ -Illeg . 
Wholesaler , Simri- Bakhtiyarpur, 

Saharsa 
10 Sri. Shoib Ahmad 

M / s . Shoaib Ahmad , Cement, Seller, Sd/-Illeg. 

Simri- Bakhtiyarpur, Saharsa 
11 Sri . Gouri Shankar Singh Advocate Vice -President Bar Association , Saharsa Sd/-Illeg. 
12 Sri Bikram Bahadur Mehta Branch Centra Co -operative Bank Ltd., 

Sd/-Illeg. 
Manager, Simri- Bakhtiyarpur, Saharsa 
Madhipure, 

Supaul 
13 Sri. Budhinath Jha 

Branch 

Punjab National Bank , Simri, Saharsa Sd/-Illeg . 

Manager 
In support of above contention (para no . 1) I am attaching herewith the following photo stat copy 
of certificate . 

उपर्युक्त आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति गजट में इसके प्रकाशन के दिन से 14 
दिनों के अन्दर जो प्राप्त हो पायेंगे उनपर उचित विचार किया जायेगा। 

( सं 0 सं 0- ए0/ नोट -59/ 96/ 426 जे० ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


25 फरवरी 2009 
एस 0 ओ0 34 , दिनांक 18 मार्च 2009 — नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप नियम ( 4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -2686 जे 0 , दिनांक 02.05.85 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री चौधरी श्यामचन्द्र राय जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो 
दिनांक 02.05.2005 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते 
हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी में अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभियुक्ति 
व्यवसायिक पता नाम अंकित होने की 

करने के लिए प्राधिकृत 
तिथि 

किया गया है 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री चौधरी 


02.05.85 


बेनीपुर अनुमण्डल 


अधिवक्ता , बेनीपुर, 
जिला - दरभंगा 


एम 0 ए 0 
बी ०एल० 


श्यामचन्द्र राय 


( सं 0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-52 / 84 / 429 जे ० ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


बिहार गजट , 18 मार्च 2009 


7 


25 फरवरी 2009 


एस0 ओ0 35 , एस0 ओ0 34 , दिनांक 18 मार्च 2009 — का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-52 / 84 / 429 जे ० ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


The 25th February 2009 
S.O. 34 , dated 18th March 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2) ofNotaries 
Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Choudhary Shyamchandra 
Raidand whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section - 3 
of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no . 2686J. Dated 02-05-85 to practice as notary again for 
the next five years from 02.05.2005 . 


Name of 


Qualification 


Remarks 


Notary 


Residential/ 
Professional 

address 


Date of which 
the name of 

Notary has 
been entered in 

the Register 


Area in which 
Notary to 
practice. 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


02-05-85 


Sri Choudhary 
Shyamchandra 
Rai 


Advocate , 
Benipur, Distt 
Darbhanga 


M.A. 
B.L. 


Benipur, 
Sub -Division 


( File no . - A/ AB- 52 / 84/ 429J . ) 
By order of the Governor of Bihar , 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Sec. to Government of Bihar. 


3 मार्च 2009 


एस0 ओ0 36 , दिनांक 18 मार्च 2009 - नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5(2 ) 


के द्वारा प्रदत्त 


शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 


(53, 1952 ) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स , 


1956 के नियम -8 के उप नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -3386 जे0 , दिनांक 24.09.98 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राजीव रंजन जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो दिनांक 
24.09.2001 से 23.09.2006 एवं 24.09.06 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने 


के लिए प्राधिकृत करते हैं । 


8 


बिहार गजट , 18 मार्च 2009 


आवासीय एवं व्यवसायिक 


अर्हता 


अभियुक्ति 


लेख्य 
प्रमाणक के 


पता 


लेख्य प्रमाणक पंजी 
में नाम अंकित होने 

की तिथि 


जिस क्षेत्र में व्यवसाय 

करने के लिए 
प्राधिकृत किया गया है 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री राजीव अधिवक्ता , नोटरी , राजगीर | 24.09.1998 

बी ० ए० सी ० 

राजगीर अनुमण्डल 
रंजन अनुमण्डलीय कोर्ट 

एल0 एल 0 बी 0 

( सं 0 सं 0- ए0/ नोट0-21 / 96 / 531 जे० ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 

सरकार के सचिव । 

3 मार्च 2009 
एस 0 ओ0 37 , एस 0 ओ 0 36 , दिनांक 18 मार्च 2009 — का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट0-21 / 96/ 531 जे० ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 

सरकार के सचिव। 

The 3rd March 2009 
S.O. 36 , dated 18th March 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajeiv Ranjan and whose 
detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section -3 of the Notaries 
Act, 1952 ( 53 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in 
Law Department Notification no . 3386J . Dated 24-09-1998 to practice as notary again from24-09-01 to 
23-09-06 and next five years from 24.09.2006. 
Name of Notary 

Residential/ Date of which Qualification Area in Remarks 
Professional the name of 

which Notary 
address Notary has been 

to practice . 
entered in the 

Register 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Sri Rajiv Ranjan 


24-09-98 


B.A.C. 
L.L.B. 


Rajgir , 
Sub - Division 


Advocate, 
Notary Rajgir, 
Sub- Divisional 
Court 


( File no. - A/ Not -21/96/ 531J. ) 
By order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 
Secretary to Government of Bihar. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 


बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 52-571 + 45 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


बिहार गजट , 18 मार्च 2009 


9 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, 

आदेश 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


समाज कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

30 सितम्बर 2008 
सं 0 - स 0 क 0 स्था0- 10-129 / 07 (.II.)- 3656.— बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल 
अभ्यार्थियों के आयोग के पत्र संख्या -7 ए / प्र 0 प0 / 03-01 / 2005 (260) लो 0 से0 आ o / गो o, दिनांक -25.07.08 से प्राप्त 
संशोधित अनुशंसा के आधार पर समाज कल्याण विभाग में पूर्ण रूप से केन्द्र संचालित बिल्कुल अस्थायी बाल विकास 
परियोजना के अन्तर्गत निम्नांकित महिला अभ्यार्थियों को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर वेतनमान 
6500-200-10500 में राज्य सरकार द्वारा देय जीवनयापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित उनके नाम के सामने अंकित 
परियोजना में दो (2) वर्षों की परीक्ष्यमान अवधि के लिये बिल्कुल अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है । 

2. यह योजना पूर्ण रूप से केन्द्र संचालित योजना रहने के कारण उसके संचालन तक ही यह नियुक्ति मान्य होगी । 
भविष्य में केन्द्र द्वारा योजना का परिचालन बंद कर दिये जाने पर की गयी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी । 

3. नियुक्त महिला अभ्यार्थी को इस शर्त के साथ नियुक्ति की जाती है कि उनके चरित्र जाँच प्रतिवेदन उनके 
प्रतिकूल पाये जाने एवं उनके द्वारा प्रस्तुत पत्रों के सत्यापन के क्रम में गलत पाये जाने पर उनकी सेवा बिना किसी सूचना 
के समाप्त कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जायेगी । 

4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 एवं 768 पेंशन कोषांग दिनांक -03.07.07 के अनुसार इन्हें 
नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 

5. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल 
के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय , पटना में दायर विभिन्न रिट याचिका में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल से 
उक्त नियुक्ति प्रभावित होगी, तथा माननीय उच्च न्यायालय या अन्य उच्चतर न्यायालयों द्वारा परित आदेश के आलोक में 
नियुक्ति रद्द किये जाने के विरूद्ध अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवमाननावाद 
संख्या- एम 0 जे 0 सी -639 / 2008 कंचन माला बनाम् बिहार सरकार में दिनांक 4.9.08 को पारित आदेश के अनुपालन में यह 
अधिसूचना निर्गत की जा रही है । 

6. अभ्यर्थी को उन्हें अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध करायी जा रही है । अभिप्रमाणित फोटोयुक्त 
नियुक्ति पत्र नहीं प्रस्तुत किये जाने पर उनका योगदान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा । 

7. नवनियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी , अपना फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र के साथ अपने पदस्थापित 
परियोजना के संबंधित जिला पदाधिकारी के यहाँ योगदान समर्पित करेंगे तथा जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार अपने 
पदस्थापित परियोजना का प्रभार ग्रहण करेंगे । 

8. नवनियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को योगदान के समय सरकारी सेवा ( परिवार नियोजन से संबंधित 
विशेष उपबंध ) नियमावली -1977 की कंडिका -2 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विवाहित होने की 
स्थिति में ) विहित प्रपत्र में तथा अविवाहित रहने पर विवाह में किसी प्रकार के दहेज नहीं लेने - देने संबंधी घोषणा पत्र संबंधित 
जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । 

9. नवनियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र के साथ सम्पत्ति संबंधी विहित प्रपत्र भी संलग्न 
है , जिसे प्रभार ग्रहण करने के पश्चात् अपने संपत्ति संबंधी विवरणी प्रभार प्रतिवेदन सहित विभाग को पन्द्रह दिनों के अन्दर 
उपलब्ध करायेंगे । 


10 


बिहार गजट , 18 मार्च 2009 


क्र ० 


मेधा 
क्र ० 


अनुक्र ० 


आरक्षण 
श्रेणी 


नाम 


जन्म 
तिथि 


स्थायी पता 


गृह जिला 


पदस्थापित 
परियोजना 
का नाम एवं 
जिला 


1 


2 


3 


4 


6 


8 


9 


5 
अनिता चौधरी 


11 


136885 


06.01.83 


अनु ० 
जाति 


7 
ग्रा ०+ पो 0 - शमशेर नगर, 
था ० – दाउदनगर, 
जि 0 - औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


काराकाट 
( रोहतास ) 


2 - 01 


120804 


सिंधेश्वर 
( मधेपुरा ) 


3 


10 


109023 


वनमा इटाढ़ी 
( सहरसा) 


4 


13 


110363 


अत्यंत अर्चना कुमारी 20.01.76 
पिछड़ा 

वर्ग 
अत्यंत पारूल प्रिया 

01.03.79 
पिछड़ा 

वर्ग 
अत्यंत 

रंजना कुमारी 01.01.75 
पिछड़ा 

वर्ग 
अत्यंत संगीता कुमारी | 10.12.79 
पिछडा 

वर्ग 
अत्यंत पुष्पाजंलि 01.01.83 
पिछड़ा आंनद 
वर्ग 


डुमरा सदर 
( सीतामढ़ी) 


10 


14 


102069 


महिषी 
( सहरसा ) 


ग्रा ० – कन्दोपुर, 

नालंदा 
पो 0 - गिरियक, नालंदा। 
ग्रा 0+ पो 0 - कचहरी टोला , 
जानीपुर भाया -नानपुर, 

सीतामढ़ी 
सीतामढ़ी -843320 
मो ० - देवी स्थान, 

प ० 
ग्रा o + पो 0 - नरकटियागंज , 

चम्पारण 
प ० चम्पारण -845455 
ग्रा 0 -बारोमुंशी टोला, 
पो 0 - बारो, 

बेगूसराय 
जि 0 - बेगुसराय -851118 
ग्रा ० - पचफेरवा, 
पो ० - डल्लूपुर, 

बक्सर 
था 0 - ब्रह्यपुर , 
जि 0 - बक्सर 
ग्रा ०+ पो 0 - कोशी, 
था0- रोह , 

नवादा 
जि 0 - नवादा -805107 
सी 0 डी 0 ए0 कॉलोनी, 
संत लूईस स्कूल के निकट, 

पटना 
शास्त्री नगर, 
पटना -800023 


6 


22 


127362 


अकोढीगोला 
( रोहतास ) 


7 


27 


122401 


इश्मत 


19.03.76 


खिजरसराय 

( गया ) 


अत्यंत 
पिछड़ा 

वर्ग 
अत्यंत 
पिछड़ा 
वर्ग 


8 


34 


139972 


श्वेता कुमारी 


13.02.80 


के 0 नगर 


( पूर्णिया) 


9 


03 


114889 


13.02.74 


पिछड़ा । कंचन माला 
वर्ग 


ग्रा 0+ पो 0 - औगारी, 
भाया - एकरसराय , 
जि 0 - नालंदा -801301 


नालंदा 


गया सदर 
(गया ) 


10 | 05 


121865 


10.05.75 


रोहतास 


पिछड़ा पुष्पा कुमारी 
वर्ग 


मुरलीगंज 
( मधेपुरा ) 


11 


06 


103643 


31.10.79 


बाँका 


झाझा 


पिछड़ा पुष्पा कुमारी 
वर्ग 


( जमुई ) 


ग्रा o- मोहनी, पो 0 - शिवपुर, 
था 0 - बिक्रमगंज , 
जि 0 - रोहतास -802204 
ग्रा 0+ पो 0 - बिशनपुर, 
भाया - खेसर 
जि 0 - बाँका -813207 
आईडियल कोचिंग सेन्टर , 
जीरो माईल बहादुरपुर, 

सवौर 
रोड, भागलपुर -813210 
ग्रा ०+ पो ० - डन्डारी 
भाया - लखमिनिया, 
बेगूसराय -851211 


12 


14 


113635 


15.08.81 


पिछड़ा सुष्मिता 
वर्ग 


भागलपुर 


टेढागाछ 
(किशनगंज ) 


13 


23 


121870 


03.11.84 


बेगूसराय 


पिछड़ा तनुजा साहा 
वर्ग 


माधवापुर 
( मधुबनी) 


बिहार गजट , 18 मार्च 2009 


11 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


14 


24 


100667 


05.04.78 


नालंदा 


पिछड़ा इन्दु कुमारी 
वर्ग 


राधोपुर 
( सुपौल) 


ग्रा0+ पो 0 - खरथुआ, 
था ० - हरनौत . 
जि 0 - नालंदा-803110 
मारकरमैन कोचिंग, 
चौक , महेन्द्र , 


15 


03 


137543 


07.01.75 


गाँधी पटना 


राजपुर 


पिछड़ी संगीता मिन्की 
महिलाएँ 


(बक्सर) 


16 


36 


103227 


पुष्पा रानी 


15.05.78 


नवादा 


अनु ० 
जाति 


पटना-800006 
म0 - लाईनपर,मिर्जापुर, 
गलीनम्बर-2, 
पो0+ था 0 - नवादा, 
जि 0 - नवादा 


किशनपुर 
( सुपौल) 


- 


10. नव नियुक्ति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पदस्थापित परियोजना उनका मुख्यालय रहेगा । 

11. नवनियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय 
नहीं होगा । अपने नवपदस्थापित स्थान पर पदभार ग्रहण करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी के यहाँ दिनांक 20.10.2008 
तक योगदान करेंगे । निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं करने अथवा विभाग को ससमय पर्याप्त सूचना नहीं दिये जाने पर 
नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

मृत्युंजय गुप्ता, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

52-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


